M3 


२ ... 21975 
REGD.MO.D.L. 30020 


रजिस्ट्री सं डी एल - 33004/ 99 


KEN 


. NU 


. . . 


2 


समाजपने 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


T 


4. 50 . 161 

५ . 12 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग -- खण्ड 4 
PARTII - Section4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 28 , 2007 / पौष 7 , 1929 
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28 , 2007/PAUSA 7, 1929 


- 


- 


- 


सं . 9 ] 
No. 91 


. 


रक्षा मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2007 
का.नि . आ . 11( अ). - केन्द्रीय सरकार, अवनी निर्वाचक नियम , 2007 के नियम 3 के खंड ( घ ) और नियम 5 के उप-नियम (3 ) के अनुसरण में , छावनियों के पाडौं 
और नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1 ) में यथाविनिर्दिष्ट अवनी के संबंध में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित वाडों में विभाजन के लिए, और उसके स्तंभ 
( 2 ) में यथाउपदर्शित वाडौं की कुल संख्या और उक्त सारणी के क्रमशः स्तंभ ( 3 ) और ( 4) में यथाविनिर्दिष्ट वाडौं तथा उक्त सारणी के क्रमशः स्तंभ ( 5) और ( 6 ) में यथाविनिर्दिष्ट 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित वाडों की संख्या और सीमाएं विनिर्दिष्ट करते हुए , अतिम योजना बनाती है, अर्थात् : 

सारणी 
छावनी का बाकी कुल वार्ड 

वार्ड की सीमाएं 

अनुसूचित अनुसचित 
. नाम संख्या 

जाति . हेतु जनजाति हेतु 

आरमित वार्ड | आरक्षित वार्ड 
L ) ( 3) 

( 5 ) 
इस वार्ड की सीमा छावनी सीमा स्तम संख्या 88 और 87 के बीच रुड़की रोड और छावनी 
मेरठ 

सीमा के चौराहे से आरंभ होकर पूर्व की और चलते हुए छावनी सीमा स्तंभ संख्या 85 तक 
जाती है । फिर उत्तर की ओर चलते हुए छावनी सीमा स्तंभ संख्या 81 तक जाती है । फिर 
पूर्व की ओर चलते हुए छावनी सीमा स्तंभ संख्या 78 तक जाती है । फिर दक्षिण की ओर 
चलते हुए छावनी सीमा स्तंभ संख्या 75 तक जाती है । फिर पूर्व की ओर चलते हुए छावनी 
सीमा स्तंभ संख्या 74 तक जाती है । फिर दक्षिण की ओर चलते हुए छावनी सीमा स्तंभ 
संख्या 68 तक जाती है । फिर पूर्व की और चलते हुए छावनी सीमा स्तम संख्या 63 तक 
जाती है । फिर दक्षिण की ओर चलते हुए वाया काली नदी छावनी सीमा स्तंभ संख्या 81 
तक जाती है । फिर पश्चिम की ओर चलते हुए छावनी सीमा स्तंभ संख्या 59 तक जाती है । 
फिर उत्तर पश्चिम की ओर चलते हुए छावनी सीमा स्तंभ संख्या 5 तक जाती है । फिर 
परिचम की ओर चलते हुए छावनी सीमा स्तंभ संख्या 54 किमिश्नर चौक ) तक जाती है । 
फिर उत्तर पश्चिम की ओर चलते हुए गाईन रोड होते हुए बहादुरशाह पथ / गांधी पथ 
कासिंग तक जाती है । फिर उत्तर की ओर चलते हुए सड़की रोड होते हए विलसन चर्च 
चौराहे तक जाती है । फिर उत्तर पूर्व की ओर चलते हुए सड़क से होते हुए सेंट जान चर्च 
की सीमा तक जाती है । फिर उत्तर की और चलते हुए धोबी घाट होते हए कब्रिस्तान सीमा 
के उत्तर पश्चिम कोने तक जाती है । फिर पश्चिम की ओर चलते हुए लड़की रोड तक 
जाती है । फिर उत्तर की ओर चलते हुए छावनी सीमा स्तंभ संख्या 88 एवं 87 के बीच 
स्थित लड़की रोड और छावनी सीमा के चौराहे तक जाती है । 


- 


- 


- 


IIIII 


इस वार्ड की सीमा जमन स्ट्रीट के उत्तरी प्वांइट पर स्थित टयूबवैल से शुरू होती है । फिर 
पूर्व की ओर चलते हुए माल रोड़ के साथ- साथ गांधी पथ / बहादुरशाह पथ कासिंग तक 
जाती है । फिर दक्षिण - पूर्व की ओर गार्डन रोड के साथ - साथ छावनी सीमा स्तंभ संख्या 54 
( कमिश्नर चौक ) तक जाती है । फिर पश्चिम की ओर चलते हए करियप्पा पथ के साथ - साथ 
छावनी सीमा स्तम संख्या 47 तक जाती है । फिर उत्तर पूर्व की ओर चलते हुए धर्मपाल 
सिंह पथ के सार साथ मकान नंबर 388 बकरी मोहल्ला तक जाती है । फिर पश्चिम की 
ओर चलते हुए बकरी स्ट्रीट के साथ- साथ मिड स्ट्रीट कासिंग मकान नंबर 179 के तक 
जाती है । फिर उत्तर की ओर चलते हुए जमन स्ट्रीट के साथ - साथ लाल कुर्ती थाना के 
सामने माल रोड स्थित टयूबवैल तक जाती है । 
इस वार्ड की सीमा बंगला नंबर 159 के पश्चिमी कोन से शुरू होकर पूर्व की ओर चलत हुए । 
गांधी पथामाल रोड) के साथ - साथ लाल कुर्ती थाने के सामने जमन स्ट्रीट ( टयूबवैल) के 
उत्तरी प्वांइट तक जाती है । फिर दक्षिण की ओर चलते हुए जमन स्ट्रीट के साथ - साथ 
मकान नंबर 179 ) तक जाती है । फिर पूर्व की ओर चलते हुए मिड स्ट्रीट के साथ - साथ 
मकान नंबर 380 तक जाती है । फिर दक्षिण की ओर चलते हुए धर्मपाल सिंह पथ के 
साथ - साथ छावनी सीमा स्तंभ संख्या 47 तक जाती है , । फिर दक्षिण - पश्चिम की ओर चलते 
हुए छावनी सीमा के साथ - साथ बेगम ब्रिज तक जाती है । फिर आबू नाला के साथ - साथ 
बंगला नंबर 119 के उत्तर - पश्चिम कोने की ओर जाती है । फिर उत्तर की ओर चलते हुए 
सड़क के साथ - साथ पेट्रोल पम्प तक जाती है । फिर उत्तर की ओर चलते हुए सड़क के 
साथ - साथ बंगला नंबर 159 के उत्तर - पश्चिम कोने तक जाती है । 


5117 GI2007 


( 1) 


. 


. 


. 


. 





HA 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PARTII - Sec . 41 


- 


- 


- 


- 


। 


SHRAWAN 


MODERATORS 


इस वार्ड की सीमा पंजाब रेजिमेंटल सेंटर ( पी आर सी ) गुरूदवार के निकट सर्नुलर रोड़ के 
पूर्वी तिराहे से आरंभ होकर पूर्व की ओर चलते हुए सर्कुलर रोड के साथ - साथ आबू माला 
कासिंग और रेस रोड की पुलिया तक जाती है । फिर उत्तर - पूर्व की ओर आबू नाला के 
साथ - साथ देगम विज तक जाती है । फिर दक्षिण की ओर चलते हर दिल्ली रोड़ के 
साथ - साथ छावनी सीमा स्तंभ संख्या 44 तक जाती है । फिर पश्चिम की ओर चलते हुए 
नया बाजार स्ट्रीट के साथ - साथ तिलक पार्क चौक तक जाती है । फिर उत्तर की ओर 
चलते हुए सदर स्ट्रीट से होते हुए घण्टा घर तक जाती है । फिर दक्षिण की ओर चलते हुए 
वेस्टर्न रोड / अशोक पथ के साथ- साथ बंगला नंबर 213 के दक्षिण - पूर्व कोने तक जाती है । 
फिर पश्चिम की ओर चलते हुए सड़क के साथ- साथ बंगला नंबर 211 (मेस ) चौराहे के 
उत्तर पश्चिम कोने तक जाती है । फिर दक्षिण की ओर चलते हुए सावरकर पथ के 
साथ- साथ सेना अस्पताल ( एम एच ) कासिंग तक जाती है । फिर पश्चिम की ओर चलते हुए 
रेलवे लाइन के साथ - साथ पी आर सी गुरुद्वारे के निकट सर्कुलर रोड के पूर्वी तिराहे तक 
जाती है । 
इस वार्ड की सीमा बंगला नंबर 204 के उत्तर पश्चिम कोने अशोक रोड (वस्टन रोड) से 
आरंभ होकर सड़क के साथ- साथ पुलिस स्टेशन तक जाती है । फिर उत्तर की ओर चालते 
हुए सदर स्ट्रीट के साथ - साथ तिलक पार्क चौराह तक जाती है । फिर पूर्व की ओर चलते 
हुए नया बाजार स्ट्रीट के साथ - साथ छावनी सीमा स्तंभ संख्या 44 तक जाती है । फिर 
दक्षिण की ओर चलते हुए छावनी सीमा के साथ - साथ तहसील के पीछे स्थित छावनी सीमा 
स्तंम संख्या 40 तक जाती है । फिर दक्षिण - पश्चिम की ओर चलते हए छावनी सीमा के 
साथ- साथ छावनी सीमा स्तंभ संख्या 33 तक जाती है । फिर उत्तार पूर्व की ओर चलते हुए 
कैटल रोड के साथ- साथ कैटोमेट एगला बंगाली (सीएबी) इंटर कॉलेज की कासिंग तक 
जाती है । फिर पश्चिम की और चलते हुए कैटल रो के साथ - साथ बंगला नंबर 203 (केस) 
के दक्षिण पश्चिम कोने तक जाती है । फिर उत्तर की और चलते हुए अशोक पथ / वेस्टर्न 
रोड के साथ - साथ बंगला नंबर 204 के उत्तर पश्चिम कोने तक जाती है । 
छावनी सीमा स्तम संख्या 21 और 23 के बीच से शुरू होकर राहटा फाटक तक रोहटा रोडा 
के साथ - साथ पूर्व की ओर चलते हुए और फिर एम एच के दक्षिण पश्चिम किनारे तक रेलवे । 
लाईन के साथ- साथ उत्तर की ओर चलते हुए और फिर एम एच कासिंग तक एम एच रोड 
के साथ - साथ पूर्व की ओर चलते हुए और फिर बंगला संख्या 218 के उत्तर पश्चिमी किनारे 
तक सर्वरका पथ के साथ - साथ उत्तर की ओर चलते हुए फिर बंगला संख्या 215 के उत्तर 
पूर्वी किनारे तक पूर्व की ओर चलते हुए और फिर क्लाक टांवर तक , अशांक पथ / पश्चिमी 
रोड के साथ - साथ उत्तर में चलते हए और फिर तिलक पार्क चौक तक सदर गली के 
साथ - साथ दक्षिण की ओर चलते हए और फिर बंगला संख्या 206 के दक्षिण पश्चिम किनारे 
तक पुलिस स्ट्रीट के साथ - साथ पश्चिम में चलते हुए फिर पशुशाला के उत्तर पश्चिम किनार 
तक अशोक पथ के साथ - साथ दक्षिण की ओर चलते हुए फिर वोटोंमेंट एगलों बंगाली 
कालेज तक पशुशाला के साथ- साथ पूर्व की ओर चलते हुए फिर छावनी सीमा स्तंम संख्या । 
31 तक कैटल रोड के साथ - साथ दक्षिण की ओर चलते हुए फिर छावनी सीमा स्तंभ संख्या 
26 तक छावनी सीमा के साथ - साथ दक्षिण की ओर चलते हुए फिर छावनी सीमा स्तंन 

संख्या 23 तक छायनी सीमा के साथ - साथ पश्चिम की ओर चलते हुए फिर छावनी सीमा 
। स्तंभ संख्या 21 और 20 रोहटा रोड के बीच तक छावनी सीमा के साथ - साथ चलती है । : 

छावनी सीमा स्तम संख्या 16 से शुरू होकर छावनी सीमा सम संख्या 15 तक छापनी सीमा 
के साथ - साथ चलते हुए फिर छावनी सीमा स्तंभ संख्या 14 तक छावनी सीमा के साथ - साथ 
उत्तर की ओर चलते हुए फिर शवनी सीमा स्तंभ संख्या 11 तक छावनी सीमा के साथ - साथ । 
पूर्व की और चलते हुए फिर छावनी सीमा स्तंभ संख्या 10 के सामने सेंट्रल डिस्टिलरी तक 
छावनी सीमा के साथ - साथ उत्तर की ओर चलते हुए फिर . डी बाबा कासिंग आबू नाला के 
साथ - साथ दक्षिण पूर्व की ओर चलते हुए फिर बाल्मीकि चौक तक टंडेल स्ट्रीट के साथ पूर्व 
की ओर चलते हुए और फिर आबू नाला पुलिया तक ब्रिज स्ट्रीट के साथ दक्षिण की ओर 
चलते हुए फिर पंजाब रेजिमेंटल सेंटर गुरूद्वयारा के निकट ट्रायंगल सर्कुलर रोड तक आयू 
नाला / सर्कलर रोड के साथ - साथ पश्चिम की ओर चलते हए फिर रेलवे लाइन तक रोड के 
साथ - साथ दक्षिण की ओर चलते हुए फिर रोहटा फाटक तक रेलवे लाइन के साथ - साथ 
दक्षिण की ओर चलते हुए फिर छावनी सीमा स्तंभ संख्या 21 और 20 के बीच छापनी सीमा 
तक रोहटा रोड के साथ - साथ पश्चिम की ओर चलतं हए फिर छावनी सीमा स्तम संख्या 19 
तक छावनी सीमा के साथ - साथ उत्तर की और चलते हुए फिर छावनी सीमा स्तंम संख्या 
18 / बी तक छावनी सीमा के साथ - साथ पश्चिम की ओर चलते हुए फिर छावनी सीमा स्तंभ 
संख्या 17 / एफ तक छावनी सीमा के साथ - साथ दक्षिण की ओर चलते हुए फिर छावनी 
सीमा स्तम संख्या 17 / डी तक छावनी सीमा के साथ - साथ पश्चिम की ओर चलते हुए फिर 
छावनी सीमा स्तंभ संख्या / ए तक छावनी सीमा के साथ- साथ उत्तर की ओर चलते हुए 
फिर छावनी सीमा स्तम संख्या 17 तक छावनी सीमा के साथ- साथ पश्चिम की ओर चलते 
हुए फिर छावनी सीमा स्तंभ संख्या 16 तक छावनी सीमा के साथ उत्तर की ओर चलती है । 
छावनी सीमा स्तम संख्या 1 से शुरू होकर छावनी सीमा स्तम संख्या 7 तक छावनी सीमा । 
के साथ - साथ पूर्व की ओर चलते हुए फिर छावनी सीमा स्तंम संख्या 96 तक छावनी सीमा 
के साथ - साथ उत्तर की ओर चलते हुए छावनी सीमा सांभ संख्या 5 तक छापनी सीमा के 
साथ पूर्व की और चलते हुए फिर छावनी सीमा स्तंम संख्या 94 तक छावनी सीमा के 
साथ - साथ दक्षिण की और चलते हुए फिर छावनी सीमा स्तम संख्या 91 तक छावनी सीमा 
के साथ - साथ पूर्व की ओर चलते हए फिर छावनी सीमा स्तंम संख्या 9 तक छावनी सीमा 
के साथ दक्षिण पूर्व की ओर चलते हुए फिर छावनी सीमा स्तंभ संख्या 88 और 87 के बीच 
रुड़की रोड के चौराहे तक पूर्व की ओर चलते हए फिर कब्रिस्तान के उत्तर पूर्व किनारे तक 
रूड़की रोड के साथ - साथ चलते हए फिर कब्रिस्तान के उत्तर पूर्व किनार तक कनिस्तान की 

सीमा के साथ पूर्व की ओर चलते हुए फिर सेंटजान चर्च के दक्षिण पश्चिम किनारे तक रोड 
। के साथ- साथ दक्षिण की ओर चलते हए फिर देस्लन चर्च कासिंग तक रोड के साथ- साथ 
पश्चिम की ओर चलते हुए फिर गांधी बाग कासिंग तक रूड़की रोड के साथ - साथ दक्षिण 
की ओर चलते हुए फिर बंगला संख्या 154 (मस ) के दक्षिण पश्चिम किनार तक गांधी 
पथ / माल रोड के साथ- साथ पश्चिम की ओर चलतं हए फिर बाल्मीकि चौक के दक्षिण पूर्व 
किनारे तक टन स्ट्रीट के साथ - साथ दक्षिण की ओर चलते हुए फिर ही बाबा कासिंग तक 
टण्डेल स्ट्रीट के साथ - साथ पश्चिम की ओर चलते हुए फिर सेण्ट्रल डिस्टिलरी के सामने 
छावनी सीमा स्तम संख्या 10 तक रेस रोड / आबू नाला के साथ- साथ चलते हुए फिर 
छावनी सीमा स्तंभ संख्या 9 / बी तक छावनी सीमा के साथ - साथ पश्चिम की ओर चलते हुए 
फिर छावनी सीमा स्तम संख्या 1 तक छावनी सीमा के साथ- साथ उत्तर की ओर चली जाती 


H 


ARIOMA 


Amiriministrarariesvidhi 


. 


: 


. 


. 


-Tr 


HOOTICIAS 


[ फा . सं. 14 (1 )/2007 / डी ( क्यू एंड सी )] 

जतिन्दरबीर सिंह, संयुक्त सचिव 


[ YTTII - 


4 ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


A 


MINISTRY OF DEFENCE 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th December, 2007 


S . R . O . 11 ( E ) - In pursuance of clause (d ) of rule 3 and sub -rule (3) of rule 5 of the Cantonment Electoral Rules, 2007, the 

Central Government hereby makes the final plan for division of Cantonments into wards and wards reserved for the 
Scheduled Castes or the scheduled Tribes in respect of the Cantonment as specified in column (1) of the Table given 
below , and the total mumber of wads as indicated in column (2) thereof and the number and boundaries of wards as 
specified in columnas (3 ) and (4) respectively of the said Table and the wards reserved for the Scheduled Castes and the 
Scheduled Tribes as specificd in columns (5 ) and (6 ) respectively of the said Table, namely: 


TABLE 


Boundaries of Ward 


Name of 
Cantonment 


Ward 
number 


number 

of 
Wards 


Ward 
number 
raserved for 
Scheduled 
Castes 


Ward 
number 
reserved 
for 
Scheduled 
Tribes 
L (6 ) 


Meerut 


Commencing from the intersection of the Roorkee Road and 
Cantonment Boundary between Cantonment Boundary Pillar 
nuriber 88 and 87 running towards cast upto Cantonment 
Boundary Pillar number 85 then running towards North upto 
Cantonment Boundary Pittar Number 81 then running towards 
cast upto Cantonment Boundary Pillar number 78 then running 
towards South upto Cantonment Boundary Pillar number 75 then 
running towards east upto Cantonment Boundary Pillar number 
74 then running towards south upto Cantonment Boundary Pillar 
number 66 then running towards cast upto Cantonment Boundary 
Pillar number 63 then running towards south upto Cantonment 

Boundary Pillar number 61 via Kali Nadi then running towards 
Twest upto Cantonment Boundary Pillar number 59 then rurining 

towards tíorth west upto Cantoniment Boundary Pillar number 57 
then running towards west upto Cantonment Boundary Pillar 
number 54 (Commissioner Chowk) then running towards north 
west upto Bahadurshah Path /Gandhi Path crossing via Garden 
Road then running towards west via Gandhi Path Mall Road upto 
Gandhi Bagh Crossing then running towards north upto Wilson 
Chruch chauraha via Roorkee road then running towards north 
east upto St. John s church boundary via road then running towards 
north upto north west corner of cemetary boundary via Dhobi 
Chat Road then running towards west upto Roorkee Road then 
running towards north upto intersection of the Roorkee Road and 
Cantonment Boundary between Cantonment Boundary Pillar 
number 88 and 87 . 


Commencing from Tubeweli north point of Jaman Street then 
running towards cast along the Mall Road upto crossing of Gandhi 
Pati Bahadur Shah Path then running towards south - east along the 
Garden Road upto Cantonment Boundary Pillar number 54 
( Commissioner Chowk ) then running towards west along the 
Carriappa Path upto Cantonment Boundary Pillar number 47 then 
running towards north cast along the Dharam Singh Path upto 
House number 389 Bakri Mohalla then running towards west 
atong Bakri Street upto crossing ofMid Street house number 179 
then running towards north along Jaman Street upto the tubewell 


V---- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II _ SEC.4] 


Wheth 


isi 


r 


. 


. 


. 


--:--._ 


w 


www.. 


..,..--.. 


. 


- 


HE 


----- 


- 


----- 


at Mall Road opposite Lal Kurti Thana . 
Commencing from western corner of Bunglow number 159 
running towards East along Gandhi Path (Mall Road ) upto the 
Northern point of Jamun Street ( Tube well) opposite Lal Kurti 
Thana then running towards south along Jaman Street upto house 
number 179 then running towards east along Mid street upto 
House number 389 then running towards south along Dharam 
Singh Path upto Cantonment Boundary Pillar number 47 , then 
running towards south - west upto Begum Bridge along 
Cantonment Boundary then running towards north -west corner of 
Bungalow number 119 along Abu Nala then running towards 
north along the road upto Petrol Pump then running towards north 
along the road upto north -west corner of Bungalow number 159 . 
Commencing from the East triangle of Circular Road near Punjab 
Regimental Centre ( PRC ) Gurdwara running towards east along 
Circular Road upto culvert over Abu Nala Crossing and Race 
Road then running towards north -east along Abu Nala upto 
Begum Bridge then running towards south along Delhi Road upto 
Cantonment Boundary Pillar number 44 then running towards 
west along Naya Bazar Street upto Tilak Park Chowk then running 
towards north via Sadar Street upto Clock Tower then running 
towards south along Western Road / Ashok Path upto south -east 
comer of Bungalow number 213 then running towards west along 
the road upto north west corner of Bungalow number 211 
(MESS) crossing then running towards south along Savarkar Path 
upto Military Hospital ( 

MH ) Crossing then running towards west 
along Military Hospital (MH ) upto Railway Line then running 
towards north along Railway line upto east triangle of Circular 
Road near PRC Gurdwara , 
Commencing from Ashok Path (Western Road ) north west corner 
of Bungalow number 204 along the road upto Police Station then 
running towards north along Sadar Street upto Tilak Park 
Chauraha then running toward east along Naya Bazar Street upto 
Cantonment Boundary Pillar number 44 then running towards 
south along Cantonment Boundary upto Cantonment Boundary 
Pillar number 40 behind Tehsil then running towards south -west 
along Cantonment Boundary upto Cantonment Boundary . Pillar 
nurnber 33 then running towards north east along Cattle Road 
upto crossing of Cantonment Anglo Bengali s (CAB ) Inter 
College then running towards west along Cattle Row upto south 
west corner of Bungalow number 203 (MESS ) then running 
towards north along Ashok Path /western Road upto north -west 
corner of Bungalow number 204 . 


. 


. 


mW 


:::- 


-- 


--_ 


- 





. 


www 


Commencing from in between of Cantonment Boundary Pillar 
number 21 and 20 running towards cast along Rohta Road upto 
Rohta Fatak then running towards north along Railway Line upto 
south -west corner of MH then running towards east along MH 
Road upto MH crossing then running towards north along 
Sarvarka Path upto north west comer of Bungalow number 218 
then running towards cast along road upto north east corner of 
Bungalow number 215 then running towards north along Ashok 
Path / western Road upto Clock tower then running towards south 
along sadar street upto Tilak Park chowk then running towards 
south along sadar street upto south east corner of Bungalow 
number 206 then running towards west along Police Street upto 
south west corner of Bungalow number 206 then running towards 
south along Ashok Path upto north west corner of cattle row then 
running towards cast along cattle row upto CAB inter College 
then running towards south along cattle Road upto Cantonment 
Boundary Pillar number 31 then running towards west along 
Cantonment Boundary upto Cantonment Boundary Pillar number 
28 then running towards south along Cantonment Boundary upto 
Cantonment Boundary . Pillar number 26 then running towards 
West along Cantonment Boundary upto Cantonment Boundary 
Pillar number 23 then running along Cantonment Boundary upto 
in between of Cantonment Boundary Pillar number 21 and 20 
Rohta Road . 
Commencing from Cantonment boundary pillar number 16 along 
the Cantonment Boundary upto Cantonment Boundary Pillar 


TW 


-- 


- 


-- 


-...--. 


( T111 --- QUE 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


number 15 then running towards north along Cantonment 
Boundary upto Cantonment Boundary Pillar number 14 then 
running towards east along Cantonment Boundary upto 
Cantonment Boundary Pillar number 11 then running towards 
north along Cantonment Boundary upto Cantonment Boundary 
Pillar number 10 in front of Central Distillery then running 
towards south east along Abu Nala upto D Baba Crossing then 
running towards east along Tandel Street upto Balmiki Chowk 
then running towards south along Bridge Street upto Abu Nala 
Culvert then running towards west along Abu Nala /Circular Road 
upto Triangle Circular Road near PRC Gurdwara then running 
towards south along road upto Railway line then running towards 
south along Railway line upto Rohta Fatak then running towards 
west along Rohta Road upto in between of Cantonment Boundary 
Pillar number 21 and 20 upto Cantonment Boundary then 
running towards north along cantonment boundary upto 
Cantonment Boundary Pillar number 19 then running towards 
west along Cantonment Boundary upto Cantonment Boundary 
Pillar number 18 /B then running towards south along Cantonment 
Boundary upto Cantonment Boundary Pillar number 17 /F then 
running towards west along Cantonment Boundary upto 
Cantonment Boundary Pillar number 17 /D then running towards 
north along Cantonment Boundary upto Cantonment Boundary 
Pillar number 17 / A then running towards west along Cantonment 
boundary upto Cantonment Boundary Pillar number 17 then 
running towards north along Cantonment boundary upto 
Cantonment Boundary Pillar number 16 . 


Commencing from Cantonment Boundary Pillar Number 1 
running towards east along Cantonment Boundary upto 
Cantonment Boundary Pillar number 97 then running towards 
north along Cantonment boundary upto Cantonment Boundary 
Pillar number 96 then running towards east along Cantonment 
Boundary urto Cantonment Boundary Pillar number 95 then 
running towards south along Cantonment Boundary upto 
Cantonment Boundary Pillar number 94 then running towards 
east along Cantonment Boundary upto Cantonment Boundary 
Pillar number 91 then running towards south east along 
Cantonment Boundary upto Cantonment Boundary Pillar number 
89 then running towards east upto intersection of Roorkee Road in 
between Cantonment Boundary Piliar number 88 and 87 then 
running towards along Roorkee Road upto north east comer of 
Cemetary then running towards east along Boundary of Cemetary 
upto north east corner Cemetary then running towards south along 
road upto south west comer of St. John Church then running 
towards west along road upto Wesllan Church crossing then 
running towards south along Roorkee road upto Gandhi Bagh 
crossing then running towards west along Gandhi Path /Mall Road 
upto south west corner of Bungalow number 154 (MESS ) then 
running towards south along Bruten Street upto south east comer 
of Balmiki Chowk then running towards west along Tandel Street 
upto D . Baba crossing then running along Race road / Abu Nala 
upto Cantonment Boundary Pillar number 10 infront of Central 
Distillery then running towards west along Cantonment Boundary 
upto Cantonment Boundary Pillar number 9 / B then running 
towards north along Cantonment Boundary upto Cantonment 
Boundary Pillar number 1 


[F. No. 14 (1)/ 2007 /D ( Q & C )] 
JATINDERBIR SINGH , Jt. Secy. 


..- 


.. 


.. 


. 


. 


-- 


5710 ball 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


